4 


रजिस्ट्री संडी एल - 33004/ 96 . 


REGD . NO. D . L.- 33004/ 96 


: :. . 


सम्पपेव जयते 


भारतको राजपत्र 
The Gazette of India 


असाधारण . 
EXTRAORDINARY 


भाग - खण्ड 3 - उप - खण्ड (11 ) 
PART II - Section 3 - Sub -section ( ii ) 


- 


- 


- 


- 


- 


-- - - . . 


. - 


- 


प्राधिकार से प्रकाशित 

PUBLISHED BY AUTHORITY 
सं . 632 ] 

नई दिल्ली, शक्रवार , नवम्बर 1, 1996 / कार्तिक 10, 1918 
No. 632 ] 

NEW DELHI, FRIDAY ,NOVEMBER 1, 1996 /KARTIKA 10 , 1918 

रसायन और उर्वरक मंत्रालय 
( रसायन और पेट्रो -रसायन विभाग ) 
नई दिल्ली, 1 नवम्बर, 1996 

आदेश 
का . आ . 762 ( अ ). - केन्द्रीय सरकार, औषधि ( कीमत नियंत्रण ) आदेश, 1995 के पैरा १ के उप - पैरा ( 1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग 
करते हुए भारत सरकार के रसायन और उर्वरक मंत्रालय ( रसायन और पेट्रो - रसायन विभाग ) के आदेश सं. का . आ . 619 ( अ ) दिनांक 3 - 9 - 1996 में 
निम्नलिखित और जोड़ती है, अर्थात् : 

उक्त आदेश के नीचे की सारणी में क्रम संख्या 8 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के बाद क्रमश: निम्नलिखित क्रम संख्या और प्रविष्टियां जोड़ी 
जाएंगी, अर्थात् :--- 


सारणी 


क्र . सं . सूत्रयोग का नाम 


प्रबलता 


पैक - आकार 


कीमत रु. 


3 


" 9. नालिडिक्सिक 

एसिड + मेट्रोनिडाजोल 
सस्पेंशन 


प्रत्येक 5 मि . लि . में 
निम्न शामिल है 
नालिडिक्सिक एसिड 
150 मि . ग्रा . + 
मेट्रोनिडाजोल 
100 मि . ग्रा . 
(बेंजोएट के रूप में ) 


13. 10 " 


40 एम एल 
बोतल 


[ सं. १ ( 17 )/ 96 - पी आई -(II) ] 

के . एल. गुप्ता, अवर सचिव 


2689GI/96 


(1 ) 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 

[ PART II - SEC. 3(ii )] 
टिप्पण : मूल आदेश भारत के राजपत्र में रसायन और उर्वरक मंत्रालय ( रसायन और पेट्रो -रसायन विभाग ) की सरकारी अधिसूचना सं. का . आ . 619 ( अ ) 

दिनांक 3 - 9 - 1996 के रूप में प्रकाशित हुआ था और तत्पश्चात् निम्नलिखित सरकारी अधिसूचना द्वारा उसका संशोधन किया गया था : 
( 1 ) सरकारी अधिसूचना संख्या का . आ . 630 ( अ ) दिनांक 11 - 9 - 1996 . 

MINISTRY OF CHEMICALS AND FERTILIZERS 
(Department of Chemicals and Petrochemicals) 
New Delhi, the 1st November, 1996 

ORDER 
S. O . 762( E). -- In exercise of the powers conferred by sub - paragraph ( 1) of paragraph 9 of the Drugs ( Prices Control) 
Order, 1995, the Central Government hereby makes the following addition in the order of the Government of India in the 
Ministry of Chemicals and Fertilizers (Department of Chemicals and Petro - Chemicals ) No. S. O . 619 (E ) dated 3 -9 - 1996 ; 
namely : 

In the Table below of the said Order, after serial number 8 and entries relating thereto , the following serial numbers and 
cntries shall respectively be added namely : 

TABLE 


SI. No. 


Name of the formulation 


Strength 


Pack Size 


Price Rs. 


( 1 ) 


( 3 ) 


" 9. 


NALIDIXIC ACID + 
METRONIDAZOLE 
SUSP. 


EACH 5ML CONTAINS 
NALDIXIC ACID 150MG + 
METRONIDAZOLE 100MG 
(AS BENZOATE ) 


13. 10 " 


40ML 
BOTTLE 


Note : - 


[ No. 9 (17)/ 96 - PI (II) 

K .L . GUPTA , Under Secy. 
Principal order was published in the Gazette of India vide Government Notification , Ministry of Chemicals and 
Fertilizers ( Department of Chemicals and Petrochemicals ) No. S. 0 . 619 ( E) dated 3 - 9- 1996, and was subsequently 
amended vide : 


(i) Government Notification No. S. O . 630( E) Dated 11- 9-1996 . 


नई दिल्ली, 1 नवम्बर, 1996 

आदेश 
का . आ . 763 ( अ ). - केन्द्रीय सरकार, औषधि ( कीमत नियंत्रण ) आदेश , 1995 के पैरा १ के उप - पैरा ( 1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग 
करते हुए, नीचे की सारणी के स्तम्भ ( 5 ) में यथाविनिर्दिष्ट कीमत को उक्त सारणी के स्तम्भ ( 2 ) में की तत्स्थानी प्रविष्टि में विनिर्दिष्ट अनुसूचित सूत्रयोगों 
की , जिनकी प्रबलता और पैक - आकार क्रमशः उसके स्तम्भ ( 3 ) और स्तम्भ ( 4 ) में की तत्स्थानी प्रविष्टियों में विनिर्दिष्ट हैं , अधिकतम कीमत, जिसमें 
उत्पाद शुल्क और स्थानीय कर, यदि कोई हों , सम्मिलित नहीं हैं , नियत करती है : -- 

सारणी 


क्र . सं . सूत्रयोग का नाम 


प्रबलता 


पैक - आकार 


कीमत रु . 


12 


5 


6 . 42 


1. डेक्सट्रोप्रोपोक्सीफेन एच सी एल 

+ एक्टामिनोफेन 


10 का 
ए एल/ 
बिलस्टर 


डेक्सट्रो 
प्रोपेक्सिीफेन 
एच सी एल 
65 एम जी + 
एक्टमिनोफेन 
325 मिग्रा. 


[ सं १ ( 17 )/ 96 - पी आई -( II ) ] 

के . एल . गुप्ता, अवर सचिव 


[ MI- - 0453 ( ii) ] 


भारत का राजपत्र : असाधारण 


AL 


New Delhi, the 1st November, 1996 

ORDER 
S .O . 763 ( E ).-- In exercise of the powers conferred by sub -paragraph ( 1) of paragraph 9 of the Drugs (Prices Control) 
Order, 1995, the Central Government hereby fixes the prices as specified in column (5 ) of the Table below as the ceiling prices 
exclusive of excise duty and local tax, if any, of each of the scheduled formulations specified in corresponding entry in column 
(2 ) of the said Table with the strength and pack size specified respectively in the corresponding entries in columns (3 ) and (4 ) 
thereof; 


TABLE 


$ 1. No. 


Nameof the formulation 


Strength 


Pack Size 


Price Rs. 


( 4 ) 


( 1 ) 
l. 


(2 ) 
DEXTROPROPOXYPHENE 
HCL + ACTAMINOPHEN 


DEXTROPROPOXYPHENE 
HCL 65MG + 
ACTAMINOPHEN 325MG 


TO S 
AL /BLS 


6.42 


[No. 9 ( 17 )/ 96 -PI(II)] 
K . L . GUPTA , Under Secy . 


- 


- -- 


Printed by the Manager , Govt. of India Prose, Ring Road , Mayapuri, New Delhi-110064 

and Published by the Controller of Publications, Dolbi-110054 - 1996 


